निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 425 ) 


18 चैत्र 1937 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 8 अप्रील 2015 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


बिहार राजस्व सेवा ( संशोधन ) नियमावली, 2015 

अधिसूचनाएं 

1 अप्रील 2015 
सं0 3 / स्था० (नियमावली ) - 01 / 2015 - 287 ( 3) / रा० — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल बिहार राजस्व सेवा नियमावली , 2010 ( समय - समय पर 
यथा - संशोधित ) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारम्भ । – (1 ) यह नियमावली बिहार राजस्व सेवा (संशोधन ) नियमावली, 2015 
कही जा सकेगी; 

( 2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी ; 

(3 ) यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 
2. बिहार राजस्व सेवा नियमावली , 2010 (समय - समय पर यथा - संशोधित ) के नियम - 2 ( ज ), 4, 8 , 
8 ( क ) (i), 8 ( ख ) (i), 9 एवं अनुसूची - 1 ( क ) (1 ) एवं ( 2) में संशोधन । उक्त नियमावली के नियम - 2 ( ज ),4 , 
8, 8 ( क ) (i), 8 ( ख ) (i), 9 एवं अनुसूची - 1 ( क )(1 ) एवं ( 2 ) में प्रयुक्त पदनाम " अंचल निरीक्षक " को पदनाम " राजस्व 
अधिकारी " द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा । 

3. बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 ( समय - समय पर यथा - संशोधित ) के नियम - 2 के 
उप -नियम ( ठ ) में संशोधन । उक्त नियमावली के नियम - 2 के उप - नियम (ठ ) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया 
जाता है 

"( ठ ) " आयोग " से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग; तथा 

4. बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 ( समय - समय पर यथा - संशोधित ) के नियम - 3 में 
संशोधन । - बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 ( समय - समय पर यथा - संशोधित ) के नियम - 3 के उप -नियम ( ख ) 
के बाद निम्नलिखित उप -नियम ( ग) जोड़ा जायेगा : 

"( ग ) यह सेवा राजपत्रित सेवा होगी । " 

5. बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 ( समय - समय पर यथा - संशोधित ) के नियम - 8 में 
संशोधन । - बिहार राजस्व सेवा नियमावली , 2010 (समय - समय पर यथा - संशोधित ) के नियम - 8 के शीर्षक 
को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है 

" 8. राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में नियुक्ति एवं प्रोन्नति । " 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 अप्रील 2015 
6. बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 ( समय - समय पर यथा - संशोधित ) के नियम - 8 का " ( ख ) 
सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति " निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा 

" ( ख ) राजस्व कर्मचारी संवर्ग से राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में प्रोन्नति । " 

(i) राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के 25 प्रतिशत पदों को राजस्व कर्मचारी संवर्ग से सिर्फ 
स्नातक या स्नातक समकक्ष योग्यताधारी राजस्व कर्मचारियों से राज्य स्तर पर गठित उनकी वरीयता सूची 
से विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर भरा जायेगा । 

विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जा सकेगा । 

( ii ) वरीयता - सह - योग्यता के आधार पर प्रोन्नति हेतु राजस्व कर्मचारी के पद पर 10 वर्ष की सेवा, 
उनकी सेवा की सम्पुष्टि तथा विगत 5 वर्षों की चारित्रिक अभ्युक्तियाँ आवश्यक होगी । 

(iii ) राजस्व कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा समय - समय पर विनिश्चित किये जाने वाले 
विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा । 

(iv) प्रोन्नति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधानों को लागू किया जायेगा । 

( v) राजस्व अधिकारी संवर्ग में प्रोन्नति हेतु राजस्व कर्मचारी संवर्ग में राज्य स्तरीय वरीयता का 
अवधारण । ( क ) राजस्व कर्मचारियों की जिलावार अलग - अलग वरीयता सूची होगी । जिलावार अंतिम 
वरीयता सूची से जिला में योगदान की तिथि के आधार पर एक राज्य स्तरीय वरीयता सूची तैयार की 
जायेगी, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के निदेशों का अनुपालन किया जायेगा । 

परन्तु , यदि किन्हीं की योगदान की तिथि समान हो तो जन्म तिथि के आधार पर एवं जन्म तिथि 
भी समान हो तो लॉटरी पद्धति से वरीयता सूची तैयार की जायेगी और जिनकी जन्म तिथि पहले की होगी 
वे बाद वाले से वरीय माने जायेंगे । 

( ख ) बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त राजस्व कर्मचारियों की पारस्परिक 
वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित योग्यता सूची के अनुसार होगी । 

( ग ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता उनके सेवा में योगदान की तिथि 
के अनुसार होगी और उस नियुक्ति वर्ष में समव्यवहार में वे वरीयता सूची में कनीय होंगे । 

____ 7 . बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 ( समय - समय पर यथा - संशोधित ) के अध्याय - 3 में 
नियम - 15 का संशोधन । बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 ( समय - समय पर यथा - संशोधित ) के अध्याय - 3 में 
नियम - 15 में विद्यमान प्रावधान के उपरान्त विद्यमान परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगी : 

यदि नियम - 3 ( क ) के अधीन सेवा में प्रवेश करने वाला कर्मी पर्व में विभागीय परीक्षा 
उत्तीर्ण हो , तो उसके लिए इस नियमावली के आलोक में दुबारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक 
नहीं होगा परन्तु यदि ऐसा कर्मी इस सेवा में शामिल होने के पूर्व विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो , 
तो ऐसे के लिए विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना प्रोन्नति की अनिवार्य शर्त होगी " । 

8. बिहार राजस्व सेवा नियमावली , 2010 (समय - समय पर यथा - संशोधित ) के अध्याय - 3 में 
नियम - 15 क का जोड़ा जाना । बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 ( समय - समय पर यथा - संशोधित) के 
अध्याय - 3 के नियम - 15 के बाद निम्नलिखित एक नया नियम - 15 क जोड़ा जायेगा : 

15 क प्रशिक्षण । – (i ) बिहार राजस्व सेवा के मूल पद में नियुक्ति के बाद प्रवेशोपरान्त पाठ्यक्रम 
प्रशिक्षण (Induction Training ) अनिवार्य होगा । 

(ii ) बिहार राजस्व सेवा के मूल ग्रेड के अतिरिक्त सभी ग्रेडों के पदाधिकारियों को समय - समय पर 
विहित किया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा । प्रशिक्षण के उपरान्त यदि कोई परीक्षा 
आयोजित की जाती है तो उसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के बाद ही उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु पात्रता प्राप्त 
कर सकेंगे किन्तु ससमय प्रशिक्षण आयोजित नहीं होने के फलस्वरूप प्रोन्नति बाधित नहीं मानी जाएगी । 

9 . बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 ( यथा संशोधित ) के नियम - 18 का संशोधन । बिहार राजस्व 
सेवा नियमावली, 2010 ( यथा संशोधित ) में नियम - 18 के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा: 

" परंतु इस सेवा / संवर्ग के कार्यपालक दंडाधिकारियों , के पदों पर पदस्थापन / स्थानान्तरण हेतु 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा उक्त पदाधिकारियों की सेवा सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध 
करायी जायेगी । उक्त पदाधिकारियों की सेवा एवं संवर्ग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन ही 
रहेगा । सामान्य प्रशासन विभाग अपने स्तर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए कर्णांकित अनुमंडलों 
में कार्यपालक दंडाधिकारियों का स्थानान्तरण / पदस्थापन करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत 
प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रत्यायोजित करेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

व्यास जी , 

प्रधान सचिव । 
The 1st April 2015 
No . 31 Stha . (Niyamawali)- 01 /2015 - 287 ( 3 )/Ra. — In the exercise of the powers 
conferred by the proviso to Article , 309 of the Constitution of India , the Governor of Bihar 


PER JGTC (3HTERUT), 8 3141ST 2015 


venue 


is pleased to make the following Rules to make amendments in the Bihar Revenue Service 
Rules , 2010 (As Amended from time to time) : 

1 . Short title , extent and commencement.- ( 1) These Rules may be called the Bihar 
Revenue Service (Amendment) Rules, 2015 , 

( 2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 
(3 ) It shall come into force at once . 

2 . Amendment in Rule 2 ( Ja ), 4 , 8 , 8 (a ) (i), 8 (b ) (i), 9 and Schedule - 1 (a ) (1 ) and (2 ) 
of the Bihar Revenue Service Rules, 2010 (As Amended ). The words " Anchal Nirikshak " 
designation used in Rule - 2 (h ), 4 , 8 , 8 (a ) (i), 8 (b ) (i), 9 and Schedule - 1 (a ) (1 ) and (2 ) in the 
said Rules will be substituted by the words " Revenue Officer " . 

3 . Amendment in sub - rule (L ) of Rule - 2 of the Bihar Revenue Service Rule, 2010 
(As Amended from time to time). 

Sub -rule ( L ) of Rule - 2 of the said Rules shall be substituted by following: 
(L ) " Commission " means the " Bihar Public Service Commission " 

4 . Amendment in Rule- 3 of the Bihar Revenue Service Rules, 2010 (As Amended 
from time to time).- The following new sub - rule -( c ) shall be added after sub rule (b ) of the 
Rule - 3 of the Bihar Revenue Service Rules, 2010 (As Amended ) : 

" ( c ) This Service would be a gazetted service ." 

5 . Amendment in the Rule - 8 of the Bihar Revenue Service Rule , 2010 (As Amended 
from time to time). - Title of Rule - 8 of the Bihar Revenue Service Rule , 2010 ( As Amended 
from time to time) shall be substituted by following 

" 8 . Appointment and promotion to the post of Revenue Officer and in its 


equivalent grade. 


6 . Sub - rule " ( B ) of Rule -8 of the Bihar Revenue Service Rule , 2010 ( As Amended 
from time to time) will be substituted by the following 

" (B ) Promotion to the post of Revenue Officer and in its equivalent grade from 
Rajaswa Karamchari Cadre .-" 

(i) 25 per cent of the posts of Revenue Officer and its equivalent would be filled 
on the basis of the recommendation of the Departmental Promotion Committee from 
the State -level gradation list of only graduate and its equivalent degree -holder 
Rajaswa Karamcharies . 

Constitution of Departmental Promotion Committee will be made by the 
department. 

(ii) Service of 10 years , confirmation of service and availability of confidential 
annual report of last 5 years would be essential for promotion on the basis of 
gradation - cum - elligibility . 

( iii) Passing in the Departmental examinations to be determined by the 
Government from time to time for Rajaswa Karamcharies will be compulsory . 

(iv ) Reservation provisions determined by General Administration Department 
willbe applied in promotion . 

(v ) Determination of state level seniority of Rajaswa Karamchari Cadre for 
promotion in Rajaswa Adhikari Cadre .-( a ) There will be separate district -wise 
gradation list of Rajaswa Karamcharis . 

A state level seniority list will be prepared from the final district-wise gradation 
list on the basis of date of joining in the district, in which , directions of the General 
Administration Department, Bihar, Patna will be followed : 

Provided that, if the date of joining of any is same, gradation list will be 
prepared on the basis of date of birth , and if the date of birth too is san 


ROER JGTC (31HTETUT), 8 3141ST 2015 
will be prepared on the basis of lottery method and those having earlier date of birth 
will be treated senior to those having later date of birth . 

(b ) Seniority of the Rajaswa Karamcharies appointed on the recommendation 
of Bihar Staff Selection Commission will be according to the merit list recommended 
by the Commission . 

(c ) Seniority of the personnel appointed on the compassionate ground will be 
according to their dates of joining in the service and in that appointment year , they 
would be treated junior in the gradation list in the transaction . 

7 . Amendment in the Rule - 15 of Chapter -3 of the Bihar Revenue Service Rules , 
2010 (As Amended from time to time). - The proviso existing after the provisions of Rule - 15 
of Chapter - 3 of the Bihar Revenue Service Rules , 2010 (As Amended from time to time) 
will be substituted as following 

" Provided that if the employee entering in this service as per the rule - 3 ( a ) has 
already passed the Departmental Examination , it will not be essential for him to pass 
the Departmental Examination again in the light of this Rule , but if such employee has 
not passed the Departmental Examination earlier after entering in this service , then 
passing Departmental Examination will be an essential condition for promotion for 
such employee." 

8 . Amendment in the Rule - 15 of Chapter - 3 of the Bihar Revenue Service Rules , 
2010 (As Amended from time to time).- The following Rule 15A shall be added after Rule 
15 of Chapter - 3 of the Bihar Revenue Service Rules , 2010 (As Amended from time to 
time): 

" 15A Training. - (i) On entry , Induction Training will be compulsory after 
appointment in the basic post of Bihar Revenue Service . 

( ii ) It will be compulsory to obtain training , to be prescribed from time to time, 
for the officers of all grades in addition to the basic grade of the Bihar Revenue 
Service . Any one may get eligibility for promotion in the higher grade only after 
passing the examination , if any examination is held , after the training, but promotion 
will not be hindered due to non -holding of the training in time. 

9 . Amendment in the Rule - 18 of the Bihar Service Rule - 18 of the Bihar Revenue 
Service Rule , 2010 (As Amended from time to time).- The following proviso will be added 
after Rule - 18 of the Bihar Revenue Service Rule , 2010 (As Amended from time to time): 

" Provided the services of the Executive Magistrates of this Service /Cadre for 
the posting/ transfer , will be made available to the General Administration Department 
by the Revenue and Land Reforms Department. Service and Cadre control of those 
officers will remain under the Revenue and Land Reforms Department. General 
Administration Department will , at its level, delegate the powers of Executive 
Magistrates to the Executive Magistrates making transfer /posting in the earmarked 
sub -divisions for Revenue and Land Reforms Department under the relevant 
provisions of The Penal Procedure Code " . 

By order of the Governor of Bihar , 

Vyas Ji, 
Pricipal Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Paste JJC ( 31HTERUT ) 425 -571+ 250 - odouton 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


